निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 614 ) 


___ 10 श्रावण 1935 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 1 अगस्त 2013 


सं0 यो03 / मु. क्षे. वि . यो. - 1 / 2010 - 2930 / यो०वि० 

योजना एव विकास विभाग 


संकल्प 

16 जुलाई 2013 
विषयः — मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका । 
विभागीय संकल्प संख्या - 1875 दिनांक 16.05.2012 द्वारा प्रचालित मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की 
संशोधित मार्गदर्शिका की कतिपय कंडिकाओं में संशोधन का प्रस्ताव विभिन्न स्रोतों से विभाग के समक्ष प्राप्त हुआ है । 
इन प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त मार्गदर्शिका की निम्नलिखित कंडिका में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने का 
निर्णय लिया गया है : 

( क ) मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या - 6 (योजनाओं का चयन ) में निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित 
किया जाता है : 

सरकारी मदरसा जो पूर्णरूपेण सरकार के नियंत्रणाधीन है, में चाहरदीवारी का निर्माण, बेंच डेस्क 
की व्यवस्था तथा साईकिल शेड का निर्माण 
विभागीय पत्रांक 1780 दिनांक 03. 05 . 2013 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 
अनुमान्य योजना की सूची में शामिल जले हुए ट्रांसफार्मर को नये ट्रांसफार्मर में बदलने की 
योजना के साथ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने एवं अधूरे विद्युतीकरण वाले गाँव का पूर्ण 
विद्युतीकरण । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


( i ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 614 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


